“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2022--चैत्र 18, शक 1944 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 

अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती चमेली साहू ध. प. श्री प्रधान, उम्र 52 वर्ष, निवासी-गायत्री नगर, वार्ड नं.- 
41, ग्राम व पोस्ट डुण्डेरा, थाना उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम चमेली साहू है जो कि मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती चमेली 
बाई दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अतः अब से मुझे श्रीमती चमेली साहू (Smt. Chameli Sahu) ध. प. श्री प्रधान (Shri Pradhan) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रीमती चमेली बाई श्रीमती चमेली साहू 
(Smt. Chameli Bai) (Smt. Chameli Sahu) 
पति-श्री प्रधान पति-श्री प्रधान 
(W/o- Shri Pradhan) (W/o- Shri Pradhan) 
निवासी-गायत्री नगर, वार्ड नं.-41, निवासी-गायत्री नगर, वार्ड नं.-41, 
ग्राम व पोस्ट-डुण्डेरा, ग्राम व पोस्ट-डुण्डेरा, 
थाना-उतई, थाना-उतई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


155 


156 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंकित दिनेश बेलचंदन आत्मज स्व. दिनेश कुमार बेलचंदन, उम्र 30 वर्ष, निवासी- 
एच.-2/48, 5 बिल्डिंग, सड़क नं. 06 वार्ड नं. 47, पांच बिल्डिंग दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम अंकित 
बेलचंदन था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम अंकित दिनेश बेलचंदन (Ankit Dinesh Belchandan) रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अंकित दिनेश बेलचंदन (Ankit Dinesh Belchandan) आत्मज स्व. दिनेश कुमार बेलचंदन के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अंकित बेलचंदन अंकित दिनेश बेलचंदन 
(Ankit Belchandan) (Ankit Dinesh Belchandan) 
पिता-स्व. दिनेश कुमार बेलचंदन पिता-स्व. दिनेश कुमार बेलचंदन 
निवासी-एच.-2/48, 5 बिल्डिंग, निवासी-एच.-2/48, 5 बिल्डिंग, 
सड़क नं.-06 वार्ड नं.-47, सड़क नं.-06 वार्ड नं.-47, 
पांच बिल्डिंग दुर्ग, पांच बिल्डिंग दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भारती प्रधान आत्मजा श्री शिवा प्रधान, उम्र 29 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4-क्यू. सड॒क नं. 
32, सेक्टर 6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम शिवा प्रधान (Shiva Pradhan) है जो कि मेरे 
आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा उनके आधार कार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे मैट्रिक की अंकसूची में, 5119 Prasad तथा मेरे पिता के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
में, Shiv Prasad Pradhan दर्ज है जिसे परिवर्तित कर उनके वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे भारती प्रधान (Bharti Pradhan) आत्मजा श्री शिवा प्रधान (Shri Shiva Pradhan) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
भारती प्रधान भारती प्रधान 
(Bharti Pradhan) (Bharti Pradhan) 
पिता- Shiv Prasad पिता- श्री शिवा प्रधान 
Shiv Prasad Pradhan (D/o-Shri Shiva Pradhan) 
निवासी-क्वा. नं.-4-क्यू. निवासी-क्वा. नं.-4-क्यू. 


सड़क नं.-32, सेक्टर-6, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सड़क नं.-32, सेक्टर-6, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 157 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती फूलकली टंडन ध. प. श्री छन्‍नूदास टंडन, उम्र 40 वर्ष,निवासी-134, घासीदास 
नगर, जामुल थाना के पास, वार्ड नं.-15, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा तथा मेरे पति का 
वास्तविक नाम श्रीमती फूलकली टंडन ध. प. श्री छन्‍नूदास टंडन है. मेरा वास्तविक नाम मेरे आधार कार्ड, राजस्व रिकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 
राशन कार्ड आदि में दर्ज है किन्तु मेरे दोनों पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम पूजा टंडन पति Chhanno दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती फूलकली टंडन ध. प. श्री छन्‍नूदास टंडन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पूजा टंडन श्रीमती फूलकली टंडन 
ufd-Shri Chhanno पति-श्री छन्‍नूदास टंडन 
निवासी-134, घासीदास नगर, निवासी-134, घासीदास नगर, 
जामुल थाना के पास, जामुल थाना के पास, 
वार्ड नं.-15, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, वार्ड नं.-15, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरजू धीवर आत्मज स्व. बेदूराम धीवर, उम्र 51 वर्ष, जाति ढीमर, निवासी बांसपाई पारा, 
वार्ड नं.-41, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुरेश कुमार था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में तथा मेरे पिता का नाम बेदू राम दर्ज है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम बेदूराम धीवर है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सुरजू 
eter रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे सुरजू धीवर आत्मज स्व. बेदूराम धीवर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सुरेश कुमार सुरजू धीवर 
पिता-श्री बेदू राम पिता-स्व. बेदूराम धीवर 
निवासी-बांसपाई पारा, वार्ड नं.-41, निवासी-बांसपाई पारा, वार्ड नं.-41, 
राजनांदगांव, राजनांदगांव, 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


158 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बी. प्रेमलता ध. प. श्री सत्यनारायण, उम्र 52 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 5, दया नगर, 
रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग. ) की ae कि मेरा वास्तविक नाम बी. प्रेमलता (8. Premalatha) है जो कि मेरे आधार कार्ड, 
मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड, मेरे बैंक रिकार्ड व जीवन 
बीमा पॉलिसी के रिकार्ड में मेरा नाम बी. प्रेमलता देवी (8. Premalatha Devi) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे बी. प्रेमलता (8. Premalatha) ध. प. श्री सत्यनारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
बी. प्रेमलता देवी बी. प्रेमलता 
(8. Premalatha Devi) (B. Premalatha) 
पति-श्री सत्यनारायण पति-श्री सत्यनारायण 
निवासी-प्लाट नं.-5, दया नगर, निवासी-प्लाट नं.-5, दया नगर, 
रिसाली, भिलाई, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
NAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities Concerned and the Public that. I K. M. Shreenath 
Son of Mr. K. G. Muralidharan. aged 28 years. A resident of 3 E, Block 1, Kubher Enclave, Kohka Road, Junwani near 
Mile Stone, School Durg, Tahsil & District Durg (C. G.) Pin 490023. My Previous name was K. M. Sreenath. I have 
Change my new name “K. M. Shreenath” in place of my Previous name. I have Executed this declaration to be 
submitted to the concerned Authorities for the Changed of name. 


Hereafter I will be known be the name K. M. Shreenath S/o Mr. K. G. Muralidharan in future for all Purposes. 


Old Name New Name 
K. M. Sreenath K. M. Shreenath 
S/o -Mr. K. G. Muralidharan S/o -Mr. K. G. Muralidharan 
Add.- 3 E, Block-1, Kubher Enclave, Add.- 3 E, Block 1, Kubher Enclave, 
Kohka Road, Junwani near Kohka Road, Junwani near 
Mile Stone, School, Durg, Mile Stone, School, Durg, 
Tah. & District-Durg (C. G.) Tah. & District- Durg (C. G.) 


Pin-490023. Pin-490023. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 159 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अक्षता अतुल देशकर ध. प. डॉ. अतुल मनोहरराव देशकर, उम्र 43 वर्ष, निवासी-$# 
Kripa 12-20, Row House, Chouhan Town, Junwani, Motilal Nehru Nagar, Tahsil& District Durg (C. 0) Pin No. 490020 
की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम अक्षता अतुल देशकर (Akshataa Atul Deshkar) है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है तथा मेरे पुत्र व पति 
का वास्तविक नाम अक्षत अतुल देशकर (Aksshat Atul Deshkar) आ. अतुल मनोहरराव देशकर (Atul Manoharrao Deshkar) है जो 
कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु उसके आधार कार्ड में अक्षष्त अतुल देशकर आत्मज अतुल देशकर (Atul Deshkar) व उसके 
शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम Akshataa Deshkar Ft है जो त्रुटिपूर्ण है जिन्हें परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को अक्षत अतुल देशकर (Aksshat Atul Deshkar) आत्मज डॉ. अतुल मनोहरराव देशकर (Shri Atul 
Manoharrao Deshkar) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


अक्षष्त अतुल देशकर 
(Aksshat Atul Deshkar) 
पिता-श्री अतुल देशकर 
(S/o-Shri Atul Deshkar) 
माता-अक्षता देशकर 
(Mother-Akshataa Deshkar) 
निवासी-$91 Kripa D-20, 
Row House, Chouhan Town, 


Junwani, Motilal Nehru Nagar, 
Tah.& Distt. Durg (C. G) Pin No.-490020 


AAT अतुल देशकर 
(Aksshat Atul Deshkar) 
पिता-डॉ. अतुल मनोहरराव देशकर 
(S/o-Dr. Atul Manoharrao Deshkar) 
माता-अक्षता अतुल देशकर 
(Mother-Akshataa Atul Deshkar) 
निवासी-$9 Kripa D-20, 

Row House, Chouhan Town, 


Junwani, Motilal Nehru Nagar, 
Tah.& Distt. Durg (C. G) Pin No.-490020 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेश कुमार साहू आत्मज श्री उत्तरा कुमार साहू, उम्र 19 वर्ष, जाति तेली, निवासी- 
उड़कुड़ा, तहसील चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) का हूँ, यह कि मेरे पिता का वास्तविक नाम उत्तरा कुमार साहू (Uttra Kumar 
Sahu) है, किन्तु मेरे कक्षा दसवीं की अंकसूची में उनका नाम उत्तम कुमार साहू (Uttam Kumar Sahu) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे जितेश कुमार साहू (Jitesh Kumar Sahu) आत्मज श्री उत्तरा कुमार साहू (Shri Uttra Kumar Sahu) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


जितेश कुमार साहू 
(Jitesh Kumar Sahu) 
पिता-श्री उत्तम कुमार साहू 
(S/o-Shri Uttam Kumar Sahu) 
निवासी-उड़कुड़ा, 
तहसील-चारामा, 
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) 


नया नाम 


जितेश कुमार साहू 
(Jitesh Kumar Sahu) 
पिता-श्री उत्तरा कुमार साहू 
(S/o-Shri Uttra Kumar Sahu) 
निवासी-उड़कुड़ा, 
तहसील-चारामा, 
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) 


160 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ललिता भारती ध. प. श्री संतोष कुमार भारती, उम्र 50 वर्ष, निवासी-148, वार्ड नं. 02, 
कोसानगर, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम ललिता भारती है जो कि मेरे आधार 
कार्ड में दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ललिता बाई (Lalita Bai) दर्ज है जो कि 
त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे ललिता भारती (Lalita Bharti) ध. प. श्री संतोष कुमार भारती के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ललिता बाई ललिता भारती 
(Lalita Bai) (Lalita Bhatri) 
पति-श्री संतोष कुमार भारती पति-श्री संतोष कुमार भारती 
निवासी-148, वार्ड नं.-02, निवासी-148, वार्ड नं.-02, 
कोसानगर, मोतीलाल कोसानगर, मोतीलाल 
नेहरू नगर, भिलाई, नेहरू नगर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सरीना अबीन मैथ्यू ध. प. श्री अबीन मैथ्यू, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. बी- 
31, इंदिरा विहार कालोनी, सरकण्डा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम सरीना थामस आत्मजा 
श्री पी. डी. थामस था. जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 18-08-2013 को श्री अबीन 
मैथ्यू के साथ संपन्न हुआ पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सरीना अबीन मैथ्यू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती सरीना अबीन मैथ्यू ( Smt. Sereena Abin Mathew) ध. प. श्री अबीन मैथ्यू (Shri Abin Mathew ) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सरीना थामस श्रीमती सरीना अबीन He 
(Sereena Thomas ) (Smt. Sereena Abin Mathew ) 
पिता-श्री पी. डी. थामस पति-श्री अबीन मैथ्यू 
(D/o-Shri P. D. Thomas ) (W/o-Shri Abin Mathew ) 
निवासी-क्वा. नं.-बी-31, निवासी-क्वा. नं.-बी-31, 

इंदिरा विहार कालोनी, इंदिरा विहार कालोनी, 

सरकण्डा, बिलासपुर, सरकण्डा, बिलासपुर, 


तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 161 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती तुलसी साहू ध. प. स्व. गैंदलाल साहू, उम्र 56 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 263, वार्ड 
11, शंकर नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती तुलसी साहू है जो कि मेरे आधार कार्ड व अन्य 
दस्तावेजों में दर्ज है, मेरे पति स्व. गैंदलाल साहू भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम तुलसी दर्ज है, जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती तुलसी साहू ध. प. स्व. गैंदलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
तुलसी श्रीमती तुलसी साहू 
पति-स्व. गैंदलाल साहू पति-स्व. गैंदलाल साहू 
निवासी-हाउस नं.-263, वार्ड -11, निवासी-हाउस नं.-263, वार्ड -11, 
शंकर नगर, दुर्ग, शंकर नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुलार सिंह निर्मलकर आत्मज स्व. धीराजी राम निर्मलकर, उम्र 45, जाति धोबी, हाल 
निवास-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जिला न्यायालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) स्थायी निवासी-नलघर रोड, भाटागांव, पोस्ट 
सुन्दरगगर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम दुलार सिंह था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों 
में दर्ज है. मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “निर्मलकर” जोड़कर नया नाम दुलार सिंह निर्मलकर रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे 
समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे दुलार सिंह निर्मलकर आत्मज स्व.धीराजी राम निर्मलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दुलार सिंह दुलार सिंह निर्मलकर 
पिता-स्व. धीराजी राम निर्मलकर पिता-स्व. धीराजी राम निर्मलकर 
हाल निवासी-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, हाल निवासी-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, 
जिला न्यायालय अम्बिकापुर, जिला न्यायालय अम्बिकापुर, 
जिला-सरगुजा (छ. ग.) जिला-सरगुजा (छ. ग.) 
स्थायी निवासी-नलघर रोड, स्थायी निवासी-नलघर रोड, 
भाटागांव, पोस्ट-सुन्दरनगर, भाटागांव, पोस्ट-सुन्दरनगर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


162 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रभान SH आत्मज स्व. सोनुराम टेकाम, उम्र 34 वर्ष, जाति गाड़ा, निवासी-नंदनी रोड, 
सुभाष नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड में मेरा वास्तविक नाम चन्द्रभान 
टेकाम आ. सोनुराम टेकाम दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में चन्द्रभान आ. सोनुराम पधारी दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है, जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे SRAM टेकाम आत्मज स्व. सोनुराम टेकाम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
चन्द्रभान चन्द्रभान टेकाम 
(Chandrabhan) (Chandrabhan Tekam) 
पिता-स्व. सोनुराम पधारी पिता-स्व. सोनुराम टेकाम 
निवासी-नंदनी रोड, 


निवासी-नंदनी रोड, 
सुभाष नगर, भिलाई, 
तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सुभाष नगर, भिलाई, 
तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेरणा साहू आत्मजा स्व. गैंदलाल साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी-हाउस नं. 263, वार्ड 11, 
शंकर नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम प्रेरणा साहू है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मेरे 
पिता स्व. गैंदलाल साहू भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रेरणा दर्ज है जो कि अपूर्ण है तथा जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे प्रेरणा साहू आत्मजा स्व. गैंदलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


प्रेरणा 
पिता-स्व. गैंदलाल साहू 
निवासी-हाउस नं.-263, वार्ड -11, 
शंकर नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


प्रेरणा साहू 
पिता-स्व. गैंदलाल साहू 
निवासी-हाउस नं.-263, वार्ड -11, 
शंकर नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 163 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ. ग.) 


रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2022 
प्रकरण क्रमांक/20220311000182/ब-113 वर्ष 2021-22 


क्रमांक/143/अ.वि.अ./पं.सा. न्‍्या./2022.--आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सीमा शर्मा पति श्री बृजेश 
शर्मा, निवासी शिवशंकर होटल के पीछे, देवनगरी, रायपुरा, रायपुर द्वारा “श्री हटकेश्वरनाथ मंदिर लोक न्यास ” पता-रायपुरा, रायपुर (छ. ग.) का 
छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में 
पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है :- 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम व aT “श्री हटकेश्वरनाथ मंदिर लोक न्यास ” 
पता-रायपुरा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) 


2. चल संपत्ति हर राशि रुपये-कुल औसत वार्षिक आय 12,00,000/- 
(कुल औसत वार्षिक आय, अक्षरी-बारह लाख रुपये ) 


3. अचल संपत्ति a खसरा नम्बर क्रमश:- 562, 568/1, 644/24 (कुल GAT 03) 
रकबा क्रमश:- 2.152, 0.022, 0.029 (कुल रकबा 2.203 हेक्टेयर) 


यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियों प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 25-03-2022 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किए गए आशक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 


यह ईश्तहार आज दिनांक 07-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 
देवेन्द्र पटेल, 


पंजीयक एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


164 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (1) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बेमेतरा ( छ. ग. ) 
(संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट भवन, प्रथम तल कक्ष क्रमांक 62, बेमेतरा) 


बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत ] 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/96.-- चूँकि ईंधन आपूर्ति प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 2561, वि. ख. 
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं.बेमे./परिसमापन/423 दिनांक 11- 
06-2013 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को Sad संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप sad संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही GIT कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत ईंधन आपूर्ति प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 2561, वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) का 
पंजीयन निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत J 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/97.-- चूँकि बेमेतरा बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 06, वि. ख. 
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं.बेमे./परिसमापन/533 दिनांक 29- 
05-2018 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप sad संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही GIT कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत बेमेतरा बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 06, वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा ( छ. ग. ) का पंजीयन 
निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 165 


बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत J 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/98.-- चूँकि मछुवा सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 1837, वि. ख. बेमेतरा, जिला- 
बेमेतरा (छ. ग.) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ 
सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं.बेमे./परिसमापन/422 दिनांक 11-06-2013 
से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत मछवा सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 1837, वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त 
करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 
बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत J 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/99.-- चूँकि एस. पी. प्रिटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 148, वि. ख. 
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं.बेमे./परिसमापन/420 दिनांक 11- 
06-2013 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही GIT कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत एस. पी. प्रिटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 148, वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) का 
पंजीयन निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 
बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत ] 
क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/100.-- चूँकि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बीजाभाठ, पंजीयन क्रमांक 2232, fa. | 
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 


छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/857 दिनांक 08- 
05-1997 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


166 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (1) 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत Sad संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बीजाभाठ, पंजीयन क्रमांक 2232, वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) का पंजीयन 
निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 
बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत ] 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/110.-- चूँकि नव जीवन खदान सहकारी समिति मर्यादित Wet, पंजीयन क्रमांक 2543, वि. ख. 
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंबेमे./परिसमापन/427 दिनांक 11- 
06-2013 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को Sad संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-2017 ERI प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत नव जीवन खदान सहकारी समिति मर्यादित Vet, पंजीयन क्रमांक 2543, वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) का पंजीयन 
निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत ] 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/111.-- चूँकि प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 2415, 
वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया 
जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंबेमे./परिसमापन/418 
दिनांक 11-06-2013 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 167 


अतः मैं जॉन खलखों, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता WSR सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 2415, वि. ख. बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. 7.) 
का पंजीयन निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 
बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत ] 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/112.-- चूँकि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बसनी, पंजीयन क्रमांक 2229, वि. ख. 
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं. दु./परि./855 दिनांक 08-05- 
1996 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-2017 SRI प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बसनी, पंजीयन क्रमांक 2229, विकासखंड बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) का 
पंजीयन निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 
बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत ] 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/113.-- चूँकि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पथर्रा, पंजीयन क्रमांक 2231, वि. ख. बेमेतरा, 
जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ 
सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं.दु./परि./1001 दिनांक 31-03-1986 से 
सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही संपन्‍न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखों, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित vert, पंजीयन क्रमांक 2231, विकासखंड बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) का 
पंजीयन निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


168 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (1) 


बेमेतरा, दिनांक 23 फरवरी 2022 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिय 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत J 


क्र./उपंबेमे./परिसमापन/2022/114.-- चूँकि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मटका-02, पंजीयन क्रमांक 2233, वि. ९ख. 
बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग. ) को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपं.दु./परि./854 दिनांक 08-05- 
1997 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बेमेतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


संस्था के परिसमापक श्री संदीप वर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 
71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की 
कार्यवाही GIA कर धारा 71 (3) के अंतर्गत Sad संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और यह धारणा करता हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है. 


अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बेमेतरा, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक, 26-10-2017 ERI प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) 
(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मटका-02, पंजीयन क्रमांक 2233, विकासखण्ड बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ. ग.) का 
पंजीयन निरस्त करता हूँ और उक्त संस्था का नियमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


जॉन खलखो 
उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


